PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 21 , 1978 (PHGN. 2,1899 SAKA) 


301 


क्रमांक 29- ज( II)-78/45317.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) (1 ए) तथा 3( 1 ए) के अनुसार 

सोपे 

गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा . के राज्यपाल श्रीमती अमर कौर, विधवा श्री गुरदयाल सिंह, गांव असमानपुर, 
तहसील गुहला , जिला कुरुक्षेत्र, को रबी, 1973 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 13 फरवरी , 1978 


क्रमांक 62 -ज( D -78/4585.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए)( 1) तथा 3( 1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री शेर सिंह, पुन श्री श्यो नाथ सिंह, गांव पाथेड़ा , तहसील वजिला महेन्द्रगढ़ , को रबी , 
1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 61- ज (1) -78/ 4589. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती मोहरली देवी , विधबा श्री मनु राम, गांव भाडावास , तहसील रिवाड़ी, जिला 
महेन्द्रगढ़, को खरीफ़ , 1965 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तया खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


आई० एम ० डुंगर, 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


CORRIGENDAM 


The 15th, Ferbuary 1978 


In Industrial Training Department Notification No. 1079 - I.I.T.- 77 / 14951, dated 17th May, 1977, 
published in Haryana Government Gazette , Part I , dated 31st May, 1977 , at page 817, in line 3 of the 
notification, read " Rs. 350-25-500/ 30-590 / 30-830/ 35-900 " for " Rs. 350, 25-500 / 30-590/ 30/ 900 ". 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
(BUILDINGS AND ROADS BRANCH ) 

The 30th January , 1978 
No. 1 (1)-78 -PWIII( 6) -On his promotion as Executive Engineer ( Electrical) Shri J.L. Gera took 
over the charge of Executive Engineer, Electrical Division , Haryena , P. W. D., B and R Branch , Bhiwani 
on 13th December , 1975 ( forenoon) 

V. K. SIBAL , 


Commissioner and Secy . 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( PUBLIC HEALTH BRANCH ) 


The 7th February , 1878 
No. 1( a).( 1) 78 - PWIII(I ) -Shri B. D. Sardana appointed as Assistant Executive Engineer in the 
Public Works Department ( Public Health Branch ), Haryana , -vide No. 9565- PWIII ( D -77 / 29620 , dated 27th 
September, 1977 has taken over the charge of his post in the Public Health Division , Sirsa , on the 7th 
December , 1977( FN). 


